“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के पंजीयन क्रमांक 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण “छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 
(असाधारण) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

क्रमांक 529] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 अगस्त 2022 — श्रावण 27, शक 1944 


छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर 
रायपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2022 (श्रावण 27, 1944) 
अधिसूचना 


क्रमांक-8963/ वि.स./विधान/2022. - छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 
(क्रमांक 8 सन्‌ 1980) की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतहूवारा प्रकाशित की जाती है :- 


छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
अधीन अध्यक्ष के स्थायी आदेश 92 (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के 
नेता श्री नारायण चंदेल, सदस्य को दिनांक 18 अगस्त, 2022 से नेता प्रतिपक्ष मान्य किया गया है। 


हस्ता/- 


(दिनेश शर्मा) 
सचिव. 


1057 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


